निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 662 ) पटना , वृहस्पतिवार , 27 जुलाई 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 
- - - - - 

अधिसूचना 

28 मार्च 2017 
सं0 2 / कोर्ट - 30 - 10 / 2013 गृ0आ0 - 2603 श्री दीपक कुमार सिन्हा, ( वरीयता क्र0 - 474), सेवानिवृत पुलिस 
उपाधीक्षक को माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर वाद सं0 - 11954 / 2013 में दिनांक 18. 10. 2016 को पारित 
आदेश के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक ( पे बैण्ड - 9300 - 34800 + ग्रेड पे - 5400 / - ) की कोटि में अधिसूचना सं0 - 4447 
दिनांक 20. 06. 2011 द्वारा दी गयी प्रोन्नति की तिथि को संशोधित करते हुए श्री सिन्हा को 25.05. 2010 के प्रभाव से 
पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आदेश में श्री सिन्हा को प्रोन्नति से संबंधित सभी 
लाभ दिनांक 25.05. 2010 से देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 662 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


